सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 बैशाख , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


224 राँची , 

शुक्रवार , 


13 मई , 2022 ( ई ० ) 


- 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 मई , 2022 


संख्या -1 / आ०-507 / 2022 का०-3036 -- श्रीमती पूजा सिंघल , भा.प्र.से. ( झाः 2000 ) , सचिव , उद्योग 
विभाग , झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड तथा प्रबंध निदेशक , 


झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि ० , राँची ) को प्रवर्तन निदेशालय , भारत सरकार के द्वारा धन 


> 


शोधन निरोधक अधिनियम ( PMLA ) , 2002 की धारा -19 के तहत गिरफ्तार किये जाने के आलोक में 


अखिल भारतीय सेवायें ( अनुशासन एवं अपील ) नियमावली , 1969 के नियम -3 ( 3 ) के अन्तर्गत 


तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । 


2 


2 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 मई , 2022 

निलम्बन अवधि में ( हिरासत से मुक्त होने के पश्चात ) श्रीमती सिंघल का 
मुख्यालय कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची निर्धारित किया जाता है । 

श्रीमती सिंघल को अखिल भारतीय सेवायें ( अनुशासन एवं अपील ) नियमावली , 
1969 के नियम -4 ( i ) के अन्तर्गत निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


> 


3 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 224 -- 50 


